सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आषाढ़, 1938 ( श० ) 


संख्या- 480 


राँची, शुक्रवार , 


7 जुलाई, 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
3 जुलाई , 2017 


संख्या: 16 / औषधि - स्था०-01-04/ 2016-110 (16) स्वा० ,-- राज्य औषधि नियंत्रण सेवा के निम्नांकित 
पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ 4 में अंकित पद पर अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था 
के तहत अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । पदस्थापित पदाधिकारी के नाम के सामने 
स्तम्भ 5 में उल्लेखित क्षेत्र के लिए औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं एतदधीन विनिर्मित औषधि एवं 
अंगराग नियमावली 1945 के नियम 59 (1) तथा 67 - A( 1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापन 
प्राधिकारी की शक्ति प्रदान करते हुए नियुक्त किया जाता है । पदस्थापित पदाधिकारियों का मुख्यालय स्तम्भ 
6 में उल्लेखित है । 
क्र० नाम 

वर्तमान पदस्थापन नवपदस्थापन अतिरिक्त प्रभार मुख्यालय 

3 
डा० सुजीत प्रभारी उप निदेशक प्रभारी संयुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी राज्य औषधि 
कुमार | ( औषधि )- सह- क्षेत्रीय निदेशक ( औषधि ), उत्तरी छोटानागपुर नियंत्रण 

अनुज्ञापन प्राधिकारी, राज्य औषधि प्रमंडल , हजारीबाग-1 निदेशालय, रांची 


1 


| 2 


| 3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 जुलाई , 2017 
उत्तरी छोटानागपुर | नियंत्रण निदेशालय, (हजारीबाग, गिरीडीह , 
प्रमंडल हजारीबाग-। रांची 

रामगढ़, कोडरमा एवं 

चतरा ) 
श्री अरूण कुमार प्रभारी उप निदेशक प्रभारी उप निदेशक अनुज्ञापन प्राधिकारी राज्य औषधि 

( औषधि )- सह- क्षेत्रीय ( औषधि ), राज्य | उत्तरी छोटानागपुर | नियंत्रण 
अनुज्ञापन प्राधिकारी, औषधि नियंत्रण | प्रमंडल , हजारीबाग -2 | निदेशालय , रांची 
उत्तरी छोटानागपुर निदेशालय, रांची ( धनबाद -I, II , III, 
प्रमंडल हजारीबाग-II 

बोकारो -I, II , III ) 
| श्री सुमन्त प्रभारी उप निदेशक प्रभारी उप निदेशक अनुज्ञापन प्राधिकारी राज्य औषधि 
कुमार तिवारी ( औषधि)- सह - क्षेत्रीय ( औषधि ), राज्य संथाल परगणा नियंत्रण 

अनुज्ञापन प्राधिकारी औषधि नियंत्रण प्रमंडल , दुमका | निदेशालय , रांची 
कोल्हान प्रमंडल , निदेशालय, रांची ( दुमका, देवघर , 
चाईबासा 

गोड्डा, साहेबगंज एवं 

पाकुड़ , जामताड़ा) 
श्री कुमार प्रभारी उप निदेशक प्रभारी उप निदेशक अनुज्ञापन प्राधिकारी राज्य औषधि 
रजनीश सिंह ( औषधि )- सह- क्षेत्रीय ( औषधि ), राज्य कोल्हान प्रमंडल , नियंत्रण 

अनुज्ञापन प्राधिकारी औषधि नियंत्रण | चाईबासा (पूर्वी निदेशालय , रांची 
संथाल परगणा निदेशालय , रांची सिंहभूम -I, II, III , 
प्रमंडल , दुमका 

प० सिंहभूम एवं 
सरायकेला - खरसावां ) 


4 


2. संयुक्त निदेशक ( औषधि ) एवं उप निदेशक ( औषधि ) का पद विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 
131 (16) दिनांक 7 सितम्बर , 2015 द्वारा सृजित है । उक्त पद अधिसूचना सं० 235 ( D ) दिनांक 
3 मई, 2011 द्वारा राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय अन्तर्गत मुख्यालय में चिन्हित है | 

3. निदेशालय के अन्तर्गत पदस्थापित सभी संयुक्त निदेशक ( औषधि ) एवं उप निदेशक ( औषधि) के 
वेतनादि की निकासी राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय , झारखंड रांची मुख्यालय से की जायेगी एवं उनके 
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक ( औषधि ), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय , झारखंड होंगे । 
___ 4. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश/ अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे | 
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


कुमकुम प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 480 -- 50 


